PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ. ALGUST 13, 1981 (SRVN. 27 , 1903 SAKA) 


178 


क्रमांक 372 - ज- (II) -81/ 25842.- श्री हरकृष्ण लाल , पुत्र श्री महता जानकी दास , निवासी मकान नं 0956- ए, 
निचली करारी कालका , जिला अम्बाला की दिनांक 29 जून, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
पूर्वी पंजाब युद्ध 

पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 

4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री 
हर कृष्ण लाल की मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8643 
जे. एन. -III - 65/ 7523, दिनांक 25 अक्तूबर , 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- III - 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 
1970 द्वारा मंजूर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती राम प्यारी के नाम रबी , 1981 से 300 रुपए वार्षिक की 
दर से सनद में दी गयी शों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1136 -ज - ([I ) -81/25919.--- श्री छत्तर सिंह, पुत्र श्री श्योनाथ , गांव रोडना , तहसील व जिला रोहतक 
की दिनांक 10 जुलाई, 1979 को हुई मन्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध 

पुरस्कार अधि 
नियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और भाव तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2( 1) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री करतार सिंह को मुलिक 150 
रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3137 - आर -70/ 10097, दिनांक 4 मई, 1970 
तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मन्जूर की गयी थी , अब 
अब उसकी विधवा श्रीमति सुन्दर देवी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 203- ज(II )-81/25923.-- श्री शाममलाल , पुत्र श्री मुरली दास, गांव निसोहा , तहसील झज्जर , जिला रोहतक 
की दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं (ए ) (1 ) तथा 3 (1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शाममलाल को मुब्लिग 
150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2198 -ज ( II ) -75/26960, दिनांक 
4 सितम्बर, 1975 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमति श्योबाई के नाम रवी , 1981 से 300 रुपए 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 216 -ज (I ) -81/25932.- श्री लोडिन्दामल , पुत्र श्री राम चन्द, मकान नम्बर 4344/3 अम्बाला शहर ,जिला 
अम्बाला की दिनांक 6 अप्रैल , 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लोडिन्दामल को 
मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16375 - जे . एन.- III 
66/19719, दिनांक 22 सितम्बर , 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 -पार- III - 70 /29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 
1970 द्वारा मन्जूर की गई यी अब उसकी विधवा श्रीमति राम सरनी के नाम खरीफ 1978 से खरीफ , 1979 तक 150 
रुपये वार्षिक तया रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1132- ज-( I) -81/25936.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (1ए ) तथा 3 (1ए ) के अनुसार सौंपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सूरज भान, पुत्र श्री देव करण, गांव आकोटा , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ को रवी , 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वाषिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 27 जुलाई, 1981 
क्रमांक 1011-9-( I ) -31/25990.-- श्री खुशहाल सिंह, पुत्र श्री बसाखा सिंह, गांव ब्रमण माजरा , तहसील 
नरायणगढ़ , जिला अम्बाला को दि . 8 सियर, 1980 को दुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुस्कार अधिनियम , 1948 (अंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और माज तक संशोधन 
किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 


~ 


17 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 18, 1981 (SRVN.27 , 1803 SAKA) 


[ PART 1 


करते हुए श्री खुशहाल सिंह को मु . 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 506 
प्रार 

-4-66/ 1068. दिनांक 12 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार- I11-70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 
1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमति मंगों कौर के नाम रवी . 1981 से 300 रुपये वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शनों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 957 - ज ( I )-81/ 26071.- श्री मंगत राम , पुत्र श्री शिव लाल , गांव हलालपुर, तहसील व जिला सोनीपत 
की दिनांक 11 फरवरी, 1978 को ई मृत्य परिणाम 

हरियाणा के राष्रपाल, बी 161 १२२२ .. 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उभे हरियाणा राज्य से अपनाया गया है और आज तक संशोधन दिया गया है ) की धारा 4 
एवं 2 ( ए ) 1( ए ) तथा 3( 1 ए ) के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मंगत राम को मुस्लिग 
रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6972- आर (I ) -68/4443, दिनांक 21 अप्रैल , 
1968 तया अ . क्र . 50-41--प्रार - [[[ - 70/2950 5, दिन क 8 दिसम्बर. 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी 
विधवा श्रीमति हरदेई के नाम खरीफ , 1979 से 150 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई त के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


स्वरूप 


, 


150 


दिनांक 


28 जुलाई, 1981 


क्रमांक 507- ज( I) -8126388.-- श्री राम स्वरूप, पुत्र श्री राजा राम, गांव दिनोद, तहसील व जिला 
भिवानी, r दिन 25 नवम्बर, 1980 को हुई मृत्यू के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हारेयाणा राज्य में मनाया गया है पोर माज तक संगोवन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2(प)( 1) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान . की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम स्वरूप को मुब्लिग 
150 को वार्षिक की जाऔर जो उसे पंजाब हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7780- जे ०- एन ०.65 / 5900, दिनांक 8 
सितम्बर, 1985 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई पी , 
अब उसको किया श्रीमती बोबडी के नाम रबी , 1991 से 303 रुपये वार्षिक की दर से सना में दी गई शो के अनांत 
प्रदान करते हैं । 


दिनांक 29 जुलाई, 1981 
क्रमांक 759- ज ( II ) -81/26540.-- पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामजी लाल , पुत्र श्री बादाम , सान्दल कलां , तहसील व जिला सोनीपत , को खरीफ़ , 
1974 से खरोफ , 1979 तवा 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद 
में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


देस राज सतीजा , 


विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


1074CS ( H) -- Gov : Fress U. T. Chd. 


. 


